TAKIT 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 17, 1985 ( AGHN . 26 , 1907 SAKA) 


3039 


REVENUE DEPARTMENT 


The 10th December , 1985 


No. 1540 - Spl. Cell- 85/ 37070. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land 
described in the specification below is needed by the Government, at public expense, for a public 
purpose , namely , for the free allotment of residential plots to landless /homeless labourers , members of 
backward classes and economically weaker persons in village Gangoli , tehsil Safidon , district Jind for 
which Haryana Government, Revenue Department, notification No. 1680 -Spl-Cell -84 /606 , dated the 7th 
January, 1985 , nnder section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , has been published, it is hereby 
declared that the land described in the specification below is needed for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 

The plan of the land may be inspected in the office of the Sub -Divisional Officer (Civil) -cum 
Land Acquisition Collector, Safidon , district Jind . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Area 


Village /Locality 
and Hadbast No. 


Rectangle No./ 
Khasra No. 


Ks.-Ms. 
8--2 


Jind 


Safidon 


Gangoli , 13 


121/23 


L. C. GUPTA , 


Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department. 


राजस्व विभाग 
दिनांक 10 दिसम्बर, 1985 


संख्या 1540 - वि ० सैल -85/ 37070.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टि में 
वर्णित भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजन , अर्थात् गांव गंगोली, तहसील सफीदों, जिला जींद में भूमि 
हीन /बेघर मजदूरों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी भू - खण्ड (प्लाट ) 

आबंटित करने के लिये अपेक्षित है, जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, 
राजस्व विभाग अधिसूचना सं 0 1680- वि ० सैल-84/ 606, दिनांक 7 जनवरी, 1985 प्रकाशित की गई है, इसलिये इसके 
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलक्टर, सफीदों , जिला जींद के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र / गांव 
तथा हदबस्त संख्या 


अायत संख्या 
खासरा सं ० 


कनाल 


मरले 


जींद 


सफीदों 


गंगोली , 
13 


121/23 


8 


2 


एल ० सी ० गुप्ता, 


सचिव , हरियाणा सरकार , 
राजस्व विभाग , चण्डीगढ़ । 


